MA : 


MEAK 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

31 वैशाख 1936 ( श०) 
संख्या 223 राँची ,बुधवार 

21 मई , 2014 (ई०) 


विधि (न्याय) विभाग | 


अधिसूचना 
20 मई, 2014 


विषयः - सी0बी0आई0 न्यायालय राँची के लिए 07 (सात) स्टेनोग्राफरों के पद अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए 

सृजन के संबंध में । 


संख्या - बी01 / विधि – कोर्ट - गठन –279 / 2013 - 1292 - - उपर्युक्त विषय के संबंध में संसूचित करना है कि 
राज्य सरकार ने सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची के लिए 07 ( सात) स्टेनोग्राफर के पद अस्थायी रूप से 01 (एक ) वर्ष 
के लिए सृजित किये जाने पर सहमति प्रदान की है: 


क्रमांक 


पदनाम 


पदों की 
संख्या 


वेतनमान 


ग्रेड 
वेतन 


वेतन 


वेतन पर कुल 
वार्षिक व्यय 


स्टेनोग्राफर | 07 ( सात ) | 


PB-I- 5200 - 20200 / 


1900/ 


20560 / 


20560X7X12 = 17, 27 ,040/ 


2. उपरोक्त उल्लिखित राशि रू0 17, 27 ,040 / - ( सतरह लाख सताईस हजार चालीस रूपये मात्र) का व्यय 
बजट शीर्ष - 2014 - न्याय प्रशासन - लघुशीर्ष - 105 – सिविल और सेशन्स न्यायालय - उपशीर्ष - 01 - सिविल और सत्र 
न्यायालय – विस्तृत शीर्ष - 01 - वेतन एवं भत्ते - 01 - वेतन - विपत्र कोड - 27N201400105010101 के अंतर्गत विकलनीय 
होगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बधवार , 21 मई, 2014 
इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निबंधक, व्यवहार न्यायालय, राँची होंगे । 


3. 


4 . 


प्रस्ताव पर माननीय मंत्री विधि, प्रशासी पदवर्ग समिति एवं मंत्रिपरिषद् , झारखण्ड की स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बी0 बी0 मंगलमूर्ति, 
सरकार के सचिव - सह -विधि परामर्शी 


विधि (न्याय ) विभाग , झारखण्ड, राँची । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 223- 50 | 


